निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना, सोमवार, 4 अगस्त 2014 


( संo पटना 636 ) 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 

31 जुलाई 2014 
सं0 नि० प्रा०/ नि० 1 - 04/ 2014 - 572 - चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 की धारा - 14 ( क ) में किये 
गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या - 1273 दिनांक 01. 03. 2012 के क्रम में उक्त 
अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति , जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि 
समाप्त होने वाली है , का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण , निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया 
जाना है । 

और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न परिशिष्ट - 1 में अंकित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी 
समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है । 

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 ( यथा 
संशोधित , 2008 ) की धारा -14 क तथा ससंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट - 2 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट - 1 में अंकित सहकारी समितियों के उनकी 
उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में , मतदान हेतु दिनांक 20.09.2014 
( शनिवार ) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम / 
नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें । ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार 
द्वारा अपने पत्र संख्या - 463 दिनांक 30. 06. 2014 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट - ऑफ तिथि दिनांक 30. 06. 2014 
निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 21.07.2014 को सबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों 
द्वारा किया जा चुका है । 


बिहार गजट ( असाधारण), 4 अगस्त 2014 
बिहार सहकारी सोसाईटी ( संशोधन ) अधिनियम ( बिहार अधिनियम 06 , 2013 ) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की 
धारा -14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का 
अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा : 
( i) निबंधक , सहयोग समितियाँ , बिहार , पटना के पत्रांक - 4992 एवं 4996 दिनांक 01.11. 2013 के अनुसार 

सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों ( यथा अध्यक्ष , कोषाध्यक्ष आदि ) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु 
इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू 
होगा । जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष , सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी 

इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे। 
(ii ) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के 

लिए 2 ( दो ) स्थान , पिछड़े वर्गों के लिए 2 ( दो ) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 ( दो ) स्थान 

आरक्षित किये जायेंगे । 
(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक 

नहीं होगी । 
( iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं , तो आरक्षित पद खाली रहेंगे। 
(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए 

अलग - अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम , किन्तु 50 प्रतिशत 
से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं , स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित 

किये जायेंगे । अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे । 
( vi ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को 

छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं , उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत 
के यथाशक्य निकटतम , किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं , स्थान महिलाओं के लिए 
आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के 
अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी 
अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है । अगर इस 

कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं , तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे । 
निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक प्रपत्र - 1 
( परिशिष्ट - 3 ) में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 23. 08. 2014 ( शनिवार ) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे । 

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन 
पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को संलग्न प्रपत्र - 2 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची 
तथा निर्वाचन की तिथि को संलग्न प्रपत्र - 3 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स 
( 0612 -2231562 , 2215089 ) अथवा ई- मेल ( bseapatna @ gmail .com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की 
व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अगस्त 2014 


परिशिष्ट - 1 
निर्वाचन देय समितियों की सूची 
प्रखंड 

प्राथमिक सहकारी समिति का नाम 


क्र . 


जिला का नाम 


पटना 


फूलवारीशरीफ 


नोवा सहकारी गृह निर्माण स० लि०, फुलवारीशरीफ , पटना 


पटना 


पटना 


पटना 


पटना 


फलवारीशरीफ एकता सहकारी गृह निर्माण स० लि० , लालमिया दरगाह , 

फुलवारीशरीफ , पटना 
फुलवारीशरीफ निकुंज सहकारी गृह निर्माण स० लि०, छेदी टोला, 

1 / बी० निकुंज कॉलोनी, फुलवारीशरीफ , पटना 
पटना सदर 

चौधरी टोला सहकारी उपभोक्ता भंडार, चौधरी टोला , 

महेन्द्र, पटना 
पटना सदर पत्थर की मस्जिद सहकारी उपभोक्ता भंडार, पत्थर की 

| मस्जिद, महेन्द्रू, पटना 
पटना सदर 

अरजा सहकारी उपभोक्ता भंडार , सुल्तानगंज, महेन्द्र , 

पटना 
पटना सदर 

न्यू अनुपम सहकारी उपभोक्ता भंडार, मुर्चा रोड, पटना 

सिटी 
पटना सदर झाउगंज सहकारी उपभोक्ता भंडार, झाउगंज, पटना सिटी 


पटना 


पटना 


पटना 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


लोक हितैसी सहकारी उपभोक्ता भंडार, मेंहदीगंज, पटना 
सिटी 

परशुराम नगर गृह निर्माण स० स०, पटना 
___ जेनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इम्प० को० क्रे० एण्ड थ्रिफ्ट 
सो० लि०, पटना 
बासा सहकारी गृह निर्माण स० लि० केशरी नगर, पटना 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


आदर्श निवास सहकारी गृह निर्माण स० लि०, कंकड़बाग 
( गौरी शंकर कॉम्पलेक्स ) पटना 
जय प्रकाश नगर सहकारी गृह निर्माण स० लि०, ग्रोबर 
हाउस डायगोनिसक के पास, बोरिंग रोड, पटना 
जगत सहकारी गृह निर्माण स . लि . 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


आनन्द निकेतन सहकारी गृह निर्माण स . लि ., राजीव 
नगर रोड नं . 15 

संचार सहकारी गृह निर्माण स० लि०, बद्रीनाथ वर्मा पथ , 
जक्कनपुर, पटना 
निशा सहकारी गृह निर्माण स० लि०, सालिमपुर अहरा , 
दक्षिण गाँधी मैदान , पटना 
मीनार स्व० गृह निर्माण स० लि०, गाँधी मैदान , पटना 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


शाश्वतम सहकारी गृह निर्माण स० लि० , 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


अल्वा सहकारी गृह निर्माण स० लि० , हारुल नगर, 
फुलवारीशरीफ , पटना 
शिव लोक सहकारी गृह निर्माण स० लि० , जयप्रकाश 
नगर, शिवलोकपुरी, अशियाना नगर, पटना 
जगदेव सहकारी गृह निर्माण स० लि० , जगदेव पथ, पटना 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पुज्य प्रभा सहकारी गृह निर्माण स० लि०, बहादुरपुर, 
पटना 

बस्ती सहकारी गृह निर्माण स० लि० , अशोक नगर , 
कंकड़बाग , पटना 


पटना 


पटना सदर 


बिहार गजट ( असाधारण), 4 अगस्त 2014 

परिशिष्ट - 1 

निर्वाचन देय समितियों की सूची 
जिला का नाम प्रखंड 

प्राथमिक सहकारी समिति का नाम 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


चिकित्सा पुनर्वास पदा० सहकारी गृह निर्माण स० लि०, 
कंकड़बाग , पटना 

चौथम सहकारी गृह निर्माण स० लि०, अदालतगंज, पटना 
कालिकेत नगर सहकारी गृह निर्माण स० लि०, अलिनगर 
कॉलोनी, अनिसाबाद, पटना 
मंगलदीप सहकारी गृह निर्माण स० लि०, पटना 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


गणेशदत्त सहकारी गृह निर्माण स० लि०, चित्रगुप्त नगर, 
कंकड़बाग , पटना 

वैशाली को० हाउसिंग सो० लि०, बोरिंग कैनाल रोड , 
पटना 

पटना सदर प्रखंड ग्रामीण सहकारी गृह निर्माण स० लि० , 
विजय नगर, पटना 

अम्बेदकर निकेतन सहकारी गृह निर्माण स० लि० , 
चितकोहरा, अनिसाबाद, पटना । 

नवजीवन ज्योति सहकारी गृह निर्माण स० लि० , 
एक्जीविशन रोड, पटना 

जय श्रीकृष्ण सहकारी गृह निर्माण स० लि०, पटना 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


यू० आई० आई० सी० इम्प० कं० को० हाउसिंग सो० 
लि०, फ्रेजर रोड , पटना 
| चेतनालय सहकारी गृह निर्माण स० लि०, विवेका बिहार , 
हनुमान नगर, पटना 

नव विकास सहकारी गृह निर्माण स० लि० को० हाउसिंग 
सो० लि०, पटना 
नीलकंठ सहकारी गृह निर्माण स० लि०, पटना 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


बिस्कोमान कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण स० लि० , 
सामुदाईक भवन, बिस्कोमान कॉलोनी, पटना 
चित्रांश बिहार सहकारी सहकारी गृह निर्माण स० लि० , 
कृष्णा भवन , दक्षिणी मंदिर, पटना 

बुद्ध सहकारी गृह निर्माण स० लि० , बोरिंग केनाल रोड , 
पटना 

सोनालिका सहकारी गृह निर्माण स० लि०, हनुमान नगर , 
कंकड़बाग , पटना 

रतन तारा सहकारी गृह निर्माण स० लि०, जनक किशोर 
रोड, कदमकुआँ, पटना 
श्री विष्णुरथ सहकारी गृह निर्माण स० लि० , आनंद बिहार 
कॉलोनी, कंकड़बाग , पटना - 20, बहादुर कॉलोनी, बाईपास 
के पास 
विजय मिनी मार्केट सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, वार्ड 
नं - 21, पटना 
बंगाली अखाड़ा सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, डी० एन० 
दास लेन , लंगर टोली, पटना – 4 , वार्ड नं 42 

शैल सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, रोड नं - 1, पटेल 
नगर, पटना, वार्ड सं - 7 

शैल्लाहपुर सहकारी उपभोक्ता भंडार लि० 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अगस्त 2014 


परिशिष्ट - 1 
निर्वाचन देय समितियों की सूची 

प्राथमिक सहकारी समिति का नाम 


क्र . 


जिला का नाम 


प्रखंड 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लि० , सालिमपुर अहरा, 
पटना - 3 

ठाकुरबाड़ी रोड महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, 
वार्ड नं - 38 , पटना 

दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान , वेतन 
भोगी साख सहकारी स० लि० , पटना 
एन० आई० टी० स्टाफ साख सहकारी सं० लि० , पटना- 5 , 
एन० आई० टी० कॉम्प्लेक्स, थाना - पीरबहोर , पटना 
विश्वविद्यालय 

सी० डी० ए० पटना थ्रिप्ट एंड क्रेडिट को० आ० सो० 
लि० , पटना 

यू० को० बैंक इम्प० को० आ० सो० लि० , साबुन 
कॉम्प्लेक्स एक्जीविशन रोड, पटना - 20 
मीठापुर तेल विक्रेता रिक्शा चालक सहकारी स० लि० , 
पटना 

गोसाई टोला सहकारी उपभोक्ता भंडार लि० , पटना 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


अनुपम ज्योति सहकारी गृह निर्माण स० लि०, बहादुरपुर 
हाउसिंग कॉलोनी, पटना 

श्री विश्व सहकारी उपभोक्ता भंडार स० लि० , पटना 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


तरूणाई सहकारी गृह निर्माण स० लि०, पटना 


पटना 


पटना सदर 


चन्द्र बिहार सहकारी गृह निर्माण स० लि०, पटना 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया इम्प० को० क्रे० सो० लि० , 
पटना 

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया स्टाफ को० क्रे० एंड सो० लि० , 
पटना 

श्री राम लखन सिंह यादव सहकारी गृह निर्माण स० लि० , 
पटना 

दी बिहार पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स को० सो० लि० , पटना 
____ रामानुज सहकारी गृह निर्माण स० लि०, शिवपुरी पटना । 
| कल्याण लोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, पटना । 

दी बिहार स्टेट इलाहाबाद बैंक इम्प . क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट 
को . सोसाइटी लि ., पटना 

देव बिहार सहकारी गृह निर्माण समिति लि ., पटना 
सी . बी . रमण सहकारी गृह निर्माण समिति लि ., पटना । 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


अनुसूचित जाति कल्याण सहकारी उपभोक्ता भंडार समिति 
लि ., पटना 

आदर्श महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार समिति लि ., 
पटना 

दी बिहार फायर सर्विस स्टाफ क्रेडिट को . सो . लि ., पटना 


पटना 


पटना सदर 


पटना 


पटना सदर 


कंकड़बाग अनुसूचित जाति महिला सहकारी उपभोक्ता 
भंडार लि ., पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अगस्त 2014 

परिशिष्ट - 1 

निर्वाचन देय समितियों की सूची 
जिला का नाम प्रखंड 

प्राथमिक सहकारी समिति का नाम 


पटना 


पटना सदर 


वशिष्ठ सहकारी गृह निर्माण समिति लि ., पटना 


पटना 


पटना सदर 


दी को - ऑपरेटिव डिपार्टमेंट हाउस कं . सो . लि ., पटना 


पटना 


दानापुर 


खगौल लोको लेबर्स को० सो० लि०, दानापुर 


खगडिया 


खगडिया 


खगड़िया शिक्षित बेरोजगार औद्योगिक स० स० लि० 


खगडिया 


खगडिया 


प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, बबुआगंज , वार्ड 


नं - 8 


गया 


वजीरगंज 


पतेड़ मंगरावाँ प्राथमिक बुनकर स० स० लि० , वजीरगंज 


गया 


मानपुर 


कल्याण प्राथमिक बुनकर स० स० लि०, मानपुर 


गया 


मानपुर 


प्रकाश प्राथमिक बुनकर स० स० लि०, मानपुर 


गया 


मानपुर 


गया 


मानपुर 


जगदम्बा प्राथमिक बुनकर स० स० लि०, मानपुर 
मगध प्राथमिक बुनकर स० स० लि०, मानपुर 
महात्मा गाँधी प्राथमिक बुनकर स० स० लि०, मानपुर 


गया 


मानपुर 


गया 


मानपुर 


गया 


मानपुर 


जनता सिल्क एण्ड आर्ट प्राथमिक बुनकर स० स० लि० , 
मानपुर 

उपकार सिल्क एण्ड आर्ट प्राथमिक बुनकर स० स० लि० , 
मानपुर 
सिमरा श्रमिक सहयोग समिति लि . 


गया 


बेलागंज 


बांका 


बौसी 


बंशीपुर प्रा . बु. स . स . लि . 
बांका म. स. स. लि . 


बांका 


बांका 


बांका 


बांका 


देशरा सिल्क प्रा . बु. स. लि . 


बांका 


धोरैया 


नावावॉध प्रा . बु. स. स . लि . 


बांका 


धोरैया 


चंद्रपुरा प्रा . बु. स. लि . 


बांका 


अमरपुर 


डुमरामा प्रा . बु. स . लि . 


भागलपुर 


शाहकुण्ड 


खैरा प्राथमिक बुनकर स० स० लि . 


भागलपुर 


नाथनगर 


नाथनगर मोमिनटोला उपभोक्ता भंडार लि०, नाथनगर 


भागलपुर 


नाथनगर 


पीपुल्स सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, नाथनगर 


भागलपुर 


नाथनगर 


चम्पानगर तांती प्राथमिक बुनकर स० स० लि० , मसकन्द 
बरारीपुर , चम्पानगर 

आयडियल प्राथमिक बुनकर स० स० लि० 


भागलपुर 


नाथनगर 


भागलपुर 


नाथनगर 


हरिदासपुर प्राथमिक बुनकर स० स० लि० 


101 


भागलपुर 


नाथनगर 


नरगानुर प्राथमिक बुनकर स० स० लि० 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अगस्त 2014 


परिशिष्ट - 1 
निर्वाचन देय समितियों की सूची 
प्रखंड 

प्राथमिक सहकारी समिति का नाम 


क्र . 


जिला का नाम 


102 


भागलपुर 


नाथनगर 


नेशनल प्राथमिक बुनकर स० स० लि . 


103 


भागलपुर 


नाथनगर 


मॉडल सिल्क प्राथमिक बुनकर स० स० लि०, अबीर मिश्र 
लेन, चम्पानगर 

भारत सिल्क प्राथमिक बुनकर स० स० लि० , सरदारपुर 


104 


भागलपुर 


नाथनगर 


105 


भागलपुर 


नाथनगर 


किरण सिल्क प्राथमिक बुनकर स० स० लि०, चम्पानगर 


106 


भागलपुर 


नाथनगर 


श्रीरामपुर प्राथमिक बुनकर स० स० लि० , चम्पानगर 


107 


भागलपुर 


नाथनगर 


नाज प्राथमिक बुनकर स० स० लि०, चम्पानगर 


108 


भागलपुर 


नाथनगर 


यूनाईटेड ग्रामोद्योग प्राथमिक बुनकर स० स० लि० , 
चम्पानगर 

चाँद सिल्क प्राथमिक बुनकर स० स० लि०, चम्पानगर 


109 


भागलपुर 


नाथनगर 


110 


भागलपुर 


नाथनगर 


दीपक सिल्क प्राथमिक बुनकर स० स० लि . 


111 


भागलपुर 


नाथनगर 


ताज प्राथमिक बुनकर स० स० लि०, चम्पानगर 


112 


भागलपुर 


नाथनगर 


गृह उद्योग प्राथमिक बुनकर स० स० लि०, मोती बाजार , 
चम्पानगर 

ग्राम सेवक प्राथमिक बुनकर स० स० लि० 


113 


भागलपुर 


नाथनगर 


114 


भागलपुर 


नाथनगर 


पकीजा प्राथमिक बुनकर स० स० लि० 


115 


भागलपुर 


नाथनगर 


आजाद हुसैनाबाद प्राथमिक बुनकर स० स० लि० 


116 


भागलपुर 


जगदीशपुर 


117 


भागलपुर 


जगदीशपुर 


118 


भागलपुर 


जगदीशपुर 


महेशपुर रोशनचक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार 
लि० , महेशपुर 

ईशाकचक लालुचक सहकारी उपभोक्ता भंडार लि० , 
लालुचक 

कमालचक मुस्तफापुर प्राथमिक बुनकर स० स० लि० , 
कमालचक, पुरैनी 
| राजा सिल्क प्राथमिक बुनकर स० स० लि०, बदरपुर , 
| करबला रोड, इस्लामपुर 

अम्बा बाग सिल्क प्राथमिक बुनकर स० स० लि०, अम्बा 
बाग, निरजानहाट 

चमेलीचक प्राथमिक बुनकर स० स० लि०, चमेलीचक 


119 


भागलपुर 


जगदीशपुर 
जगदीशपुर 


120 


भागलपुर 


121 


भागलपुर 


जगदीशपुर 


122 


भागलपुर 


खरीक 


ध्रुवगंज प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि०, खरीक 


123 


कहलगांव 


मकसपुर प्राथमिक बुनकर स० स० लि० , कहलगाँव 


भागलपुर 
मुंगेर 


124 


बरियारपुर 


बरियारपुर बुनकर स . स . लि . 


125 


मुजफ्फरपुर 


मुशहरी 


वार्ड नं . 9 सहकारी उपभोक्ता भंडार, धर्मशाला , 
मुजफ्फरपुर 

पूर्वोत्तर रेलवे हैण्डलिंग श्रमिक स . स . लि ., मुजफ्फरपुर 


126 


मुशहरी 


मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 


127 


कांटी 


कलवारी ग्रामोदय सहयोग समिति लि ., कलवारी , कांटी 


(i) 


बिहार गजट ( असाधारण), 4 अगस्त 2014 

परिशिष्ट - 2 
परिशिष्ट - 1 में उल्लिखित समितियों के 
प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम 
निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र - 1 23.08. 2014 ( शनिवार ) 
में सूचना का प्रकाशन 
| नामांकन की तिथि एवं समय 09.09.2014 ( मंगलवार ) ( गृह निर्माण समिति के लिए ) 

10.09.2014 ( बुधवार ) ( अन्य सहकारी समिति के लिए ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( iii ) 


संवीक्षा की तिथि एवं समय 
सवाा का । 


11. 09.2014 ( गुरूवार ) ( गृह निर्माण समिति के लिए ) 


12.09. 2014 ( शुक्रवार ) ( अन्य सहकारी समिति के लिए ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


___ ( iv ) 


अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 


13.09. 2014 ( शनिवार ) 
11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


(v) 


मतदान , अगर आवश्यक हो 


20 . 09 . 2014 ( शनिवार ) 


7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( vi ) 


| 


मतगणना 


20. 09.2014 ( शनिवार ) 
( मतदान के तुरंत पश्चात् ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 4 अगस्त 2014 


परिशिष्ट - 3 


.... समिति , 


.............................. 


प्रपत्र - 1 

सूचना का प्रपत्र 
( प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों के निर्वाचन के लिए ) 

.......... समिति , निबंधन संख्या ........ .................. , पता .......... 
...के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक .... ...... को किया जाना है । 

............निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना दे 
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

आम सूचना 
(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या .............. है , जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है 
पद 

निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 

2. 


उपविधि में वर्णित तथा प्राधिकार की अधिसूचना में सन्निहित निदेशों के 

अनुसार उल्लेख करें । 


(ii ) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय............ .............. अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर 

( स्थान का नाम ) 
सकने की स्थिति में .... 

... को .......... . .... 

.......... पर दाखिल किया जा सकता 
( उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

__ ( स्थान का नाम ) 
है । नामांकन पत्र दिनांक 

....... .... बजे पूर्वाह से ........ बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है । 
( नामांकन पत्र दाखिला की तिथि ) 


बजे 


(ii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक ... ...... से दिनांक... 
तक ............ 

........ बजे से......... ............. बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । 
( iv ) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक. ... ...... को.......... ................ पर .............. बजे पूर्वाह्न से ........... 

( स्थान का नाम ) 
अपराह्न तक की जायेगी । 
( v ) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक ..................... को अपराह्न 3 बजे के पूर्व तक ...................................... पर 

( स्थान का नाम ) 
दाखिल की जा सकती है । अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद विधिमान्य रूप से नामांकित 
सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा । 


(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक ................... को 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा । 


( vii ) मतदान केन्द्र ...... ....................... ( पूरा पता ) में अवस्थित होगा । 
( Viii) मतगणना दिनांक .......... ...... को .............. बजे से 


.... पर की जायेगी । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( स्थान का नाम ) 


स्थान 
तिथि - 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


10 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अगस्त 2014 


प्रपत्र - 2 
विभिन्न सहकारी/ स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची 
जिला : 

प्रखंड : 
केन्द्रीय/ शीर्ष समिति का नाम , जिससे 

समिति का कार्य विवरण : 
समिति संबंद्ध है : 
अंतिम प्रकाशित सूची के अनुसार मतदाताओं की 

संवीक्षा की तिथि : 

DD /MM /YYYY 
कुल संख्या : 


समिति का नाम : 

महिला / 
अध्यक्ष पद 

पुरूष 


आरक्षण कोटि * 


अभ्युक्ति 


क्रमांक 


का 


मंत्री उपाध्यक्ष 


मंत्री / उपाध्यक्ष / 

सचिव 


महिला 


महिला / 
पुरूष 


आरक्षण कोटि 


आरक्षण कोटि * 


अभ्युक्ति 


क्रमांक 


अनु० जाति / अनु० जनजाति / अत्यन्त 
पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अगस्त 2014 


11 


बोर्ड / प्रबंधकारिणी समिति के विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूच 

अत्यन्त 
अनु० जाति / 

पिछड़ा वर्ग सामान्य कोटि 
अनु० जनजाति कोटि वर्ग कोटि 


अभ्युक्ति 


पिछड़ा 


कोटि 


कुल पदों की संख्या 

( अध्यक्ष/ 
मंत्री/ उपाध्यक्ष/ सचिव 

को छोड़कर ) 
कुल ( पुरूष 
अभ्यर्थियों की 

संख्या ) 
कुल ( महिला 
अभ्यर्थियों की 

संख्या ) 
कुल अभ्यर्थियों की 

संख्या 


निर्वाचन पदाधिकारी का 

हस्ताक्षर । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अगस्त 2014 


प्रपत्र - 3 


विभिन्न सहकारी /स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्विरोध / सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूची 


जिला : 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


कुल मतदाताओं की 

संख्याः 


प्रखंड : 
मतदान करने 
वाले मतदाताओं 

की संख्या : . . . . . 
निर्वाचन की 

___ DD/ MM/ YYYY 
तिथि : 


समिति का नाम : 


अभ्युक्ति 


पद 


नाम 


महिला / पुरूष 


आरक्षण 
कोटि * 


अध्यक्ष 


मंत्री/ उपाध्यक्ष/ 

सचिव 


* अनु० जाति / अनु० जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग / सामान्य 


बोर्ड / प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों का नाम 
अनु० जाति / 

अत्यन्त 
पिछड़ा वर्ग कोटि पिछड़ा 
अनु० जनजाति कोटि 

वर्ग कोटि 


अभ्युक्ति 


सामान्य 
कोटि 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 4 अगस्त 2014 


12 


कुल पदों की 

संख्या 
( अध्यक्ष/ 
मंत्री/ उपाध्यक्ष/ 
सचिव को 

छोड़कर ) 
कुल (निर्वाचित 
पुरूष सदस्यों की 

संख्या ) 
कुल (निर्वाचित 
महिला सदस्यों की 

संख्या ) 
कल निर्वाचित 
सदस्यों की संख्या 


निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 636-571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih . nic .in 


